* पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/ 2013-2015. / 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 302] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022 — चैत्र 29, शक 1944 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल 2022 
आदेश 


क्र. 4015/1135/21-ब/छ.ग./ 2022. -- राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 
811/०रव./2022/-8-6/2001 ८1) I-2-17/2001(pt-IV) I-2-101/2001(ptll) दिनांक 13-04-2022 के 
अनुपालन में तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित निम्नलिखित 
निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर उनके 
पदग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात्‌ :- | 


| सक्र. | वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायाधीश का नाम L जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम 


(1) (2) ह (3) 


श्री महेश कुमार राज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर, 


1 
2 | श्री अमित जिंदल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बिकापुर, 
[3 श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायगढ़ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद, 
4 | श्री आशिष डहरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोटा . | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग 
5 | कु. डाली ध्रुव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कटघोरा, के न्यायालय के | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर, 
अतिरिक्त न्यायाधीश 


fel श्री राकेश सिंह सोरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायगढ़ स्थान | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, 
सारंगढ़, के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश 


7 | श्री हिमांशु आर्या, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायपुर, के न्यायालय | सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर, 
के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश | 


| 8 | श्री क्रांति कुमार सिंह, दशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिलासपुर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी, 


603 


604 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2022 


F. No. 4015/1135/XXI-B/C.G./2022. -- The State Government on recommendation of the Hon'ble 
High Court of Chhattisgarh vide its Memo No. 811/Confdl./2022/ I-8-6/2001(pt.III) IIl-2-17/2001(pt.-IV) 
II-2-101/2001(pt.l), Dated 13-04-2022, hereby, appoints the following members of Lower Judicial 
Service specified in column (2) of the Schedule below as Secretary, District Legal Services Authority, as 
mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :- 


SI. No. Name of Judicial Officer with present place of posting Name of DLSA 
(1) (2) (3) 
1 Shri Mahesh Kumar Raj, Secretary District Legal Services | Secretary, District Legal Services 
Authority, Baikunthpur Authority, Jashpur 
2 Shri Amit Jindal, Secretary District Legal Services 


Authority, Jashpur 
3 Shri Damodar Prasad Chandra, III Civil Judge, Class ना, 


Raigarh 


Secretary, District Legal Services 
Authority, Ambikapur 
Secretary, District Legal Services 


Authority, Mahasamund 


Shri Ashish Dahariya , II Civil Judge, Class -II, Kota 


Secretary, District Legal Services 
Authority, Durg 


Ku. Dolly Dhruw, Additional Judge to the Court of Civil 
Judge, Class -II, Katghora 


Shri Rakesh Singh Sori, Additional Judge to the Court of I 
Civil Judge, Class -II, Raigarh at Sarangarh 


Shri Himanshu Arya, VII Additional Judge to the Court of I 
Civil Judge, Class -II, Raipur 


Shri Kranti Kumar Singh, X Civil Judge, Class -II, Bilaspur 


Secretary, District Legal Services 
Authority, Surajpur 


Secretary, District Legal Services 
Authority, Bilaspur 


Secretary, District Legal Services 
Authority, Baikunthpur 


Secretary, District Legal Services 
Authority, Dhamtari 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


